सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 691 


13 श्रावण , 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , 

4 अगस्त , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
13 जुलाई , 2016 


संख्या :-5 / आरोप -1 -88/ 2015 का . 5893 -- राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक - 3627, दिनांक 7 दिसम्बर , 2015 द्वारा श्री अंगारनाथ स्वर्णकार , झा०सप्र०से० , 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी- सह-निर्वाची पदाधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन जैसे 
अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अनियमितता 
बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं । 
उक्त आरोपों पर श्री स्वर्णकार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त , गढ़वा के ज्ञापांक 
1152 , दिनांक 23 दिसम्बर , 2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए श्री स्वर्णकार के 
स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य मानते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुशंसा 
किया गया । उक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य 
माँगा गया । राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक - 671, दिनांक 29 मार्च, 2016 
द्वारा उक्त वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 
श्री स्वर्णकार के विरूद्ध निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप अपने 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त, 2016 
कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूक एवं सचेत रहने की चेतावनी की अनुशंसा की गयी । साथ 
ही उक्त चेतावनी को उनकी सेवा इतिहास विवरणी में प्रविष्टि हेतु अनुरोध किया गया । 
समीक्षोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में श्री अंगारनाथ 
स्वर्णकार , झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी को चेतावनी की सजा देते हुए 
इसकी प्रविष्टि इनके वर्ष 2015-16 के परफॉरमेंस मूल्यांकन में दर्ज करने का निर्णय 
लिया गया है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 691 - 50 | 


